निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 69 ) 


7 माघ 1938 ( श० ) 
पटना , शुक्रवार , 27 जनवरी 2017 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

14 जून 2016 
सं० 7 / पद सृजन - 15 - 01 / 2013 - 8529 / सा0प्र0 - महानिबंधक , उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक - 35979 
दिनांक 25 .05.2016 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में , श्री वेद प्रकाश सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , 
मुजफ्फरपुर को , अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम , 1989 के अधीन मुजफ्फरपुर में 
गठित , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अनन्य विशेष न्यायालय में , पीठासीन पदाधिकारी के पद पर नामित कर 
पदस्थापित किया जाता है । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

रामेश्वर प्रसाद दास , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 69-571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


